निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 481) 


21 आश्विन 1930 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 13 अक्तूबर 2008 


विधि विभाग 


अधिसूचना 

26 सितम्बर 2008 
सं0 सी0एल0ए0 - 9 / 05 / 4805 / जे0 -विधि विभागीय अधिसूचना सं0 - 2220 / जे0 दिनांक 16.5.2008 द्वारा 
डा० कुमार देवदत्त , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर को संयुक्त सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, 
पटना के पद पर उनके पदभार ग्रहण की तिथि से अधिकतम तीन वर्षों के लिए पदस्थापित किया गया था , के आदेश 
को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए डा0 दत्त को संयुक्त सचिव के साथ ही लोक सूचना पदाधिकारी, बिहार राज्य 
विधिक सेवाएं प्राधिकार, पटना के पद पर भी पदस्थापित किया जाता है । 

( सं0सं0 - सी0एल0ए0 - 9 / 05 / 4805 / जे0 ), 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजेन्द्र कुमार मिश्र , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , बिहार 

पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 481- 571 + 1000-डी०टी०पी० । 


